: 


g 


VIS 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

18 श्रावण, 1937 ( श० ) 
संख्या 578 राँची, रविवार 

9 अगस्त , 20 15 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

5 अगस्त , 2015 
संख्याः 5/ प्रो0-08-04/ 11 का . 7045 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड , रांची के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा 
के श्री उपेन्द्र प्रसाद , निजी सहायक ( पी0बी0 || रू0 9300 -34800 /-, ग्रेड वेतन . रू0 4600 ) 
राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, रांची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक 
में आप्त सचिव कोटि में विहित वेतनमान ( पी0बी0 II रू0 9300 - 34800/-, ग्रेड वेतन . रू0 
4800 ) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है । 

संख्याः 5/ प्रो0 - 08- 04 / 11 का . 7046 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड , रांची के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री 
अमरेन्द्र कुमार शरण , निजी सहायक ( पी0बी0 || रू0 9300- 34800/-, ग्रेड वेतन. रू0 4600 ) 
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, रांची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) रविवार , 9 अगस्त, 2015 
के आलोक में आप्त सचिव कोटि में विहित वेतनमान ( पी0बी0 II रू0 9300 -34800 /-, ग्रेड 
वेतन. रू0 4800 ) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है । 


2. संबंधित नवप्रोन्नत आप्त सचिवों को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 के 
आलोक में पदभार ग्रहण करने के उपरांत प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

दिलीप तिर्की, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 57 8 – 50 | 


